पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी ० डी ० एन ० / 30 / 2015-17 


सरकारी 


गजट, 

उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 


खण्ड -18] रुड़की, शनिवार , दिनांक 06 मई, 2017 ई० (बैशाख 16, 1939 शक सम्वत् ) [ संख्या-18 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


467-474 


1500 


125-135 . 


-1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन ( स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


... 


-975 


- 


... 


975 


1425 


467 - क 


468 


उत्तराखण्ड गजट , 06 मई , 2017 ई ० (बैशाख 16, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान- नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

गृह अनुभाग -05 

अधिसूचना 

21 मार्च, 2017 ई ० 
संख्या 1131 / XX (5) / 16-13 ( अर्द्ध सै 0 बल) 2016 - श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन , पुनर्वास और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की 
धारा 11 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते 
हैं कि उनका समाधान हो गया है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात् जिला पिथौरागढ़ 
में सशस्त्र सीमा बल , 11 वीं वाहिनी , डीडीहाट की सीमा चौकी गांग की स्थापना हेतु 0.9860 हे 0 भूमि की आवश्यकता है । 

चूँकि , धारा 40 के अधीन आत्यायिकता उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए, उक्त अधिनियम , 2013 की धारा 9 के 
अनुसार समुचित सरकार में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गयी है । 

अतएव, अब , श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है , इसलिए उक्त अधिनियम की 
धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 40 के अधीन कोई अभिनिर्णय / आदेश नहीं दिया 
गया है तथापि श्री राज्यपाल महोदय , उक्त लोक प्रयोजन के लिए धारा 40 की उपधारा (1 ) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ 
निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार विज्ञप्ति 
अधिसूचित करते हैं : 

अनुसूची 
जिला 

मौजा 

प्लॉट संख्या क्षेत्रफल ( हे . ) विवरण 
District Paragana Mauza 

Plot No. Area ( Hac.) Description 


परगना 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


दारमा 


2360 


0.0100 


पिथौरागढ़ 
-Pithoragarh 


बूंदी 
-Garbiyang 


-Darma 


-2361 


-0.0100. 


2364 


0.0180 


2365 


0.0140 


2366 


0.0400 


2367 


0.0360 


274 


-00180 


2372 


0.0130 


2373 


0.0210 


2374 


0.0090 


2375 


0.0060 


2377 


0.0110 


2378 


0.0050 


279 


-0: 0230 


2380 


0.0310 


2384 


0.0200 


2385 


0.0130 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 06 मई , 2017 ई ० (बैशाख 16. 1939 शक सम्वत् ) 


469 


2 


1 


3 


4 


5 


6 


2386 


0.0150 


2387 


0.0130 


2388 


0.0090 


2389 


0.0140 


2390 


0.0160 


2391 


_0.0080 


2392 


0.0160 


2394 


0.0140 


2395 


0.0210 


2396 


0.0110 


--- 


2398 


0.0230 


2399 


0.0230 


2400 


0.0080 


2401 


0.0130 


2402 


0.0040 


2403 


0.0040 


2404 


0.0030 


2405 


0.0050 


2406 


0.0350 


2407 


-0.0190 


2409 


0.310 


24101 


0.0060 


2411 


0.0130 


2412 


0.0060 


2413 


0.0140 


2415 


0.0140 


0.0300 


2418 


0.0430 


2419 


0.0230 


2421 


0.0160 


2422 


0.0430 


2423 


0.0210 


2424 


0.0430 


2425 


0.0150 


2426 


0.0160 


2427 


0.0060 


470 


उत्तराखण्ड गजट , 06 मई , 2017 ई ० (बैशाख 16, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


2 


3 


4 


5 


6 


2428 


0.0080 


2429 


0.0090 


2430 


0.0130 


2432 


0.0440 


योग 


57 


0.9860 


टिप्पणी- भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है । 


अधिसूचना 

21 मार्च, 2017 ई ० 
संख्या 1134 / xx (5) / 16-16 (अर्द्ध सै ० बल ) 2016 - श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की 
धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते 
हैं कि उनका समाधान हो गया है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि लोक प्रयोजन अर्थात् जिला पिथौरागढ़ 
में सशस्त्र सीमा बल 11 वीं वाहिनी, डीडीहाट की सीमा चौकी गर्वाधार की स्थापना हेतु ग्राम तांकुल की 0.693 हे0 भूमि की 
आवश्यकता हैं । 

चूँकि , धारा 40 के अधीन आत्यायिकता उपबन्धों का अवलम्ब लेते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 9 के अनुसार 
समुचित सरकार में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट प्रदान करने की शक्ति दी गयी है । 

अतएव, अब , श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की 
धारा 11 की उपधारा (1 ) के अधीन निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 40 के अधीन कोई अभिनिर्णय / आदेश नहीं दिया 
गया है तथापि श्री राज्यपाल महोदय, उक्त लोक प्रयोजन के लिए धारा 40 की उपधारा (1 ) में निर्दिष्ट घोषणा के साथ 
-निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि की उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार विज्ञप्ति 
अधिसूचित करते हैं : 

अनुसूची 
जिला 

मौजा प्लॉट संख्या क्षेत्रफल ( हे . ) 

विवरण 
District Paragana Mauza 

Plot No. Area (Hac.) Description 


परगना 


2 


3 


1 


4 


5 


6 


दारमा 


692 


0.039 


पिथौरागढ़ 
Pithoragarh 


तांकुल 
Takut 


Darma 


-0.048 


694 


0.015 


695 


0.033 


696 


0.034 


697 


0.019 


698 


0.029 


699 


0.035 


700 


0.029 


701 


0.035 


702 


0.028 


471 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 06 मई , 2017 ई ० (बैशाख 16, 1939 शक सम्वत् ) 


1 


2 


3 


4 


6 


5 


703 


0.018 


704 


0.035 


705 


0.005 


706 


0.010 


707 


0.023 


708 


0.016 


709 


0.033 


710 


0.030 


711 


0.020 


712 


0.028 


713 


0.040 


714 


0.045 


715 


0.033 


716 


0.015 


योग 


25 


0 : 693 


टिप्पणी भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितबद्ध -व्यक्ति - वारा -देखा जा सकता है । 


आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकान्त पंवार, 


प्रमुख सचिव । 


न्याय अनुभाग-3 
अधिसूचना / नियुक्ति 

24 अप्रैल, 2017 ई ० 
संख्या 54 / Xoxvi(3)/2017-208/01-T.C.-|- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( अधिनियम संख्या 66 , सन् 1984) की 
धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके , श्री राज्यपाल महोदय, मा 0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, 
चैनीताल की सहमति से श्री मलिक -मजहर सुल्तान. पीठासीन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, देहरादून को 
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देहरादून के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


आलोक कुमार वर्मा, 


प्रमुख सचिव । 


472 


उत्तराखण्ड गजट, 06 मई, 2017 ई ० ( बैशाख 16, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -4 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 


10 अप्रैल, 2017 ई ० 


संख्या 432 / XXXI (4) / 2017-06 (विविध ) / 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के 
अन्तर्गत श्री के ० एन ० राय , निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ निजी सचिव, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, 
ग्रेड पे ₹ 6,600 ( पुनरीक्षित वेतन पे मैट्रिक्स में स्तर-II, ₹ 67.700), के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 
अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


2. उक्त पदोन्नत कार्मिक को वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । 


3. उपरोक्त वरिष्ठ निजी सचिव वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान 
पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने 
की सूचना उपलब्ध करायेंगे । 


4. संबंधित कार्मिक की उपरोक्तानुसार पदोन्नति मा 0 उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट 
याचिका संख्या 239/2016 (एस 0 / बी 0), श्री हरिदत्त देवतला एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले 
अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी । 


5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उ 0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति 
में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथावश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया 
जायेगा । 


आज्ञा से , 


आनन्द वर्द्धन, 
प्रमुख सचिव । 


कार्यभार प्रमाणक 


10 अप्रैल, 2017 ई ० 


संख्या 36 / नि 0 स 0 / मा 0 शि 0 मं 0 / 2017 - प्रमाणित किया जाता है कि सचिवालय प्रशासन ( अधि 0). अनुभाग-4 
की प्रोन्नति / विज्ञप्ति संख्या 432 / XXXI(4) / 17-06 (विविध) / 2015, दिनांक 10 अप्रैल , 2017 के क्रम में वरिष्ठ निजी सचिव 
के पद पर वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600 ( पुनरीक्षित वेतन पे मैट्रिक्स में स्तर- II, ₹ 67,700 ) में आज 
दिनांक - 0.04-2017 के पूर्वाह / अपसह में कार्यभार ग्रहण किया गया । 


अवमोचक अधिकारी, 


के 0 एन 0 - सय, 


वरिष्ठ निजी सचिव । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट , 06 मई , 2017 ई ० (बैशाख 16, 1939 शक सम्वत् ) 


473 


वित्त ( सा 0 नि 0 - वे 0 आ 0) अनुभाग -7 

कार्यालय - ज्ञाप 


13 अप्रैल, 2017 ई ० 


--- 


विषय - राज्य सरकार के ऐसे सिविल / पारिवारिक पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम 

में पुनरीक्षित नहीं की गयी है , को महंगाई राहत की स्वीकृति । 

संख्या 70 / XXVI (7)02 / 2010- उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य 
सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं की गयी है, को 
वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 101 / XXVII(7)02/2010 , दिनांक 04 मई, 2016 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की 
दरों को अतिक्रमित करते हुए, दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 125 प्रतिशत के स्थान पर 132 प्रतिशत की दर से महंगाई 
राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि, जिसमें एक रुपये का कोई अंश निहित हो , उसे अगले रुपये में पूर्णांकित 
कर दिया जायेगा । 

यह आदेश मा 0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों 
तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल / पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे , उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों 
द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा । 

4. यह आदेश शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे 
शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों , जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू 


3 . 


होंगे । 


5 . 


शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए - 1-252 / दस / 10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत 
आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार - पत्र की आवश्यकता नहीं 
है । अतः स्वीकृत - महंगाई राहत का भुगतान, उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय । 

6. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध , जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित 
थे, यथावत् लागू रहेंगे। 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी , 


सचिव । 


OFFICE MEMORANDUM 


April 13, 2017 


Subject: Grant of Dearness Relief of such Civil/Family pensioners ofthe State Government,whose pension is not 

revised according the recommendation of the 7th Pay Commissions . 

No. 70 /XXVII( 7) 02/ 2010 -- The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revisethe 
Dearness Relief rates w.e.t.01.07.2016 @ T32 % Instead T25 % superseding the earlierrates asis sanctioned vide 
this Officememorandum No. 101/XXVII (7)02/2010 , dated May 04 , 2016 for those pensioners, whose pension is 
not revised according the recommendation of 7th Pay Commission . 

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shallbe rounded of to nexthigher rupee. 

3. These orders will notbe applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand 
Public Service Commission , Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in 
respect ofwhom separate orders will have to be issued by respective . 


. 


474 


उत्तराखण्ड गजट , 06 मई, 2017 ई० (बैशाख 16, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


4. These order willalso be applicable to such teaching and non- teaching pensioners of Institutions aided 
from State under the Education / Technical Education Department, whose Pension /Family Pension is atper with 
the pensioners of the State Government. 

5. As per orders issued in Om No.- A- 1-252/ X/10 (3)-81, dated April 27, 1982, the Accountant General 
Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as 
admissible under, this O.M. 


6. Others terms and conditions regarding ofdearness relieflaid down in earlier Government Orders shall 
remain applicable as usual. 


By Order, 


AMIT SINGH NEGI, 

Secretary. 


युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग 

अधिसूचना 

17 अप्रैल, 2017 ई ० 
संख्या 105 / VI- 2 / 2017-37 (यु० क 0)01-"उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद् में कार्यालय 
ज्ञाप संख्या 509 / VI - 2 / 2016–37( यु० क 0) 01, दिनांक 20.09.2016 के द्वारा उपाध्यक्ष के पद पर श्री सुशील राठी, 
जनपद देहरादून एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या 698 / VI -2 / 2016-37 ( यु० क ०) 01 , दिनांक 28.12.2016 के द्वारा उपाध्यक्ष 
( कनिष्ठ) के पद पर श्री अयाजुउद्दीन सिद्दकी, जनपद चमोली तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 687 / VI - 2 / 2016-37 (यु ० क ० ) 
01 , दिनांक 21.12.2016 के द्वारा सदस्य पद पर श्रीमती विमला सजवाण, जनपद चम्पावत एवं श्री राजेन्द्र धवन , 
जनपद देहरादून को नियुक्त / नामित किया गया था । 

2. गोपन ( मंत्रिपरिषद् ) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 207 / 14 / 1 / 9 / XXI / 2013 T.C., 
दिनांक 05.04.2017 में दिये गये दिशा -निर्देशों के अनुपालन में उक्तवत् नामित / नियुक्त गैर सरकारी महानुभावों को 
एतद्वारा तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता हैं । 

शैलेश बगौली , 
प्रभारी सचिव । 


गृह अनुभाग -2 
विज्ञप्ति / प्रोन्नति 


27 अप्रैल, 2017 ई ० 
संख्या 503 / XX - 2 / 17 / 08(06) 2012- तात्कालिक प्रभाव से सम्यक् विचारोपरान्त, उत्तराखण्ड पुलिस संचार 
शाखा में कार्यरत श्री हिमांशु काण्डपाल , श्री रेवाधर मठपाल , श्री दिग्विजय सिंह परिहार एवं श्री राजीव कुमार टम्टा, 
रेडियो निरीक्षक (वेतनमान ₹ 93,00-34,800 , ग्रेड पे ₹ 4,800) को सहायक रेडियो अधिकारी के पद पर 
वेितनमान--15,000-39,100, ग्रेड पे 3,400)-में - पदोन्नति - प्रदान की जाती है । 

पूरन सिंह रावत , 

अपर सचिव । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 18 हिन्दी गजट / 264 – भाग 1-2017 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


--DTD 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 मई , 2017 ई० ( बैशाख 16, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 


CONFIRMATION 


March 17, 2017 


No. 100 /UHC /Admin.A /2017 -- The following JudicialOfficers shall be deemed to have been confirmed in 
Uttarakhand Higher Judicial Service , on their respective posts from the date of completion of their period of 
probation or extended period of probation , whichever is later : 


1 . 


SriG. S. Dharamshaktu 


2. 


3. 


Sri Rajendra Singh 
Sri B. S. Dugtal 
Sri Vivek Bharti Sharma 


4 . 


5 . 


Sri Ashish Naithant 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10. 


Sri U. S. Nabiyal 
Sri C. P. Bijalwan 
Sri Sikand Kumar Tyagi 
Sri Pradeep Pant 
Sri H. S. Bonal 
Sri Rajendra Joshi 
Sri Prashant Joshi. 
Sri Prem Singh Khimal 
Ms. Kahkasha Khan 


11. 


12... 


13. 


14. 


125 - ख 


126 


BORIUS 10, 06 , 2017 gom ( 16, 1939 99 4490 ) 


[PTT 1–– 


15 . 


Sri Harish Kumar Goel 


16 . 


Sri Narendra Dutt 


17 . 


Sri Malik Mazhar Sultan 


18 . 


19 . 


20 . 


Sri Nitin Sharma 

Dhananjay Chaturvedi 
Sri Anuj Kumar Sangal 
Sri Rajeev Kumar Khülbe 
Sri Kaushal Kishore Shukla 


HET HERR 


217 


22 . 


23 . 


Sri Amit Kumar Sirohi 


24 . 


Ms. Sujata Singh 
Sri S. M. D. Danish 


25 . 


26 . 


27 . 


28 . 


29 . 


30 . 


31. 


32 . 


Sri Srikant Pandey 
Sri Yogesh Kumar Gupta 
Sri Sahdev Singh 
Sri Shanker Raj 
Sri Gurubaksh Singh 
Sri Shamsher Ali 
Sri Dharam Singh 
Sri Ajay Chaudhary 
Sri Subir Kumar 
Sri Bindhyachal Singh_ 
Smt. Rama Pandey 
-Sri_Pankaj. Tomar 
Sri Sushil Tomar 


33 . 


34 . 


35 . 


36 . 


37 


38 . 


39 . 


Sri RahulGarg 


40 . 


Sri Manish Mishra 


41. 


42 . 


Smt. Neena Aggarwal 
Sri Brijendra Singh 
Sri Kanwar Amninder Singh 
Sri Bharat Bhushan Pandey 


43 . 


44 . 


45 . 


Sri Arvind Kumar 


46 . 


Sri Varun Kumar 


47 


Sri- Sayan- Singh 
Smt.Monika Mittal 


48 . 


49 . 


Smt. Neelam Ratra 


50 . 


Sri ManojGarbyal 


51. 


Sri Vinod Kumar 


127 


HTI 1-5 ] 


BTINGUS THC, 06 4. 2017 o ( 26 16 , 1939 9 HFC) 


NOTIFICATION 

March 17 , 2017 
No. 101/UHC /Admin.A /2017 -- In exercise of the powers conferred by Rule 27 ( ii) of the 
Uttarakhand Higher Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling in this behalf , the Hon ble 
Court is pleased to grant the Super Time Scale of * 70,290-1,540-76,450 to the following officers, after 
completing 03 years of continuous service in the Selection Grade of H.J.S.Cadre, from the date mentioned 
against their names :-- 


Sl. No. 


Name of the officer 


Date of grant of Super Time Scale 


1 . 


Sri G. K. Sharma 


01.06.2016 


2 . 


SriRavindra Maithani 


13.10.2016 


3 . 


Sri Alok Kumar Verma 


01.12.2016 


4 . 


Sri G. S. Dharmshaktu 


01.12.2016 


NOTIFICATION 

March 17 , 2017 
No. 102/UHC /Admin.A /2017 --In exercise of the powers conferred by Rule 27 (i) of the 
Uttarakhand Higher Judicial Service Rules, 2004 and all other powers enabling in this behalf, Hon ble the Court is 
pleased to grant the selection grade of 57,700-1,230-58,930-1380-67,210-1,540-70,290 to Sri G.S. Dharmshaktu , 
District & Sessions Judge , Uttarkashiw.e.f. 20.11.2011. 


By Order of the Court, 

Sd/ 
NARENDRA DUTT, 

Registrar General. 


- 


NOTIFICATION 

March 24 , 2017 
No. 107 /UHC /XIV /71/Admin.A /2003-- In terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7 ) 34/2011, dated 
30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand. Ms. Neena Aggarwal, Addl. District & Sessions Judge/ 
Special Judge (POCSO ), Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 19 days w.e.f. 20.02.2017 to 
10.03.2017 with permission to prefix 19.02.2017 as Sunday holiday and suffix 11.03.2017 to 14.03.2017 as 
holidays . 


By Order ofHon ble the Vacation Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 

March 24 , 2017 
No. 108 /XIV -a /26 /Admin.A /2011 --Ms. Akata Mishra , Civil Judge (Sr. Div .), Pithoragarh is hereby 
sanctioned child care leave for 40 daysw.e.t.-30.01.20170-10 :03 2017-with -permission -to-prefix-29.01.2017 
as Sunday holiday and suffix 11.03.2017 to 14.03.2017 as second Saturday, Sunday, Holi holidays respectively 
and 15.03.2017 as local holiday. 


. 


128 


BRTCUG 161 , 06 , 2017 so far 16 , 1939 19 Haa ) 


[ATT 1-5 


NOTIFICATION 

March 24 , 2017 
No. 109 /UHC /XIV -a /33/Admin.A /2013--Ms. Nazish Kaleem , 3rd AdditionalCivil Judge ( Jr. Div.), Dehradun 
is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 25.02.2017 to 10.03.2017 with permission to prefix 
24.02.2017 as Shivratri holiday and suffix 11.03.2017 to 14.03.2017 as public holidays . 


NOTIFICATION 

March 31, 2017 
No. 115 /UHC /XIV- a/38/Admin.A /2015 -- SriRavindra DevMishra, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.),Hardwar 
is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 15.03.2017 to 25.03.2017 with permission to prefix 
11.03.2017 to 14.03.2017 as holidays and suffix 26.03.2017 as Sunday holiday . 


NOTIFICATION 

April 01, 2017 
No. 116 /XIV -a /57 /Admin.A /2012 --Ms. Arti Saroha, Addl. Civil Judge ( Jr. Div.),Khatima, District Udham 
Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 15.03.2017 to 24.03.2017 with permission 
to prefix 11.03.2017 to 14.03.2017 as holidays . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 

April 05 , 2017 
No. 117 /UHC /XIV- a -28 /Admin.A /2010 --Sri Shamsher Ali, Additional District & Sessions Judge , 
Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 34 days w.e.f. 20.02.2017 to 25.03.2017 with permission to 
prefix 19.02.2017 as Sunday holiday and suffix 26.03.2017 as Sunday holiday. 


By Order of Hon ble the Vacation Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 

April 06 , 2017 
No. 118 /UHC /XIV -a -59/ Admin.A /2012 - Smt. Payal Singh , Civil Judge (Jr. Div .), Hardwar is hereby 
sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 17.03.2017 to 26.03.2017 . 


NOTIFICATION 

April 06 , 2017 
No. 119 /XIV -a - 19/Admin.A /2009 -- Smt. Jyoti Bala , Additional Chief JudicialMagistrate (Railway), 
--Haldwani, District Nainitatis hereby sanctioned child care leave for 16 days w.e.f. 15.03.2017 to 30.03.2017 
with permission to prefix 11.03.2017 to 14.03.2017 as holidays . 


IT 1-06 ] 


Brug UE, 06 , 2017 do (à 16 , 1939 910 47) 


129 


NOTIFICATION 

April 06 , 2017 
No. 120 /XIV -a - 30 /Admin.A /2010 -- Sri Dharam Singh , Additional District & Sessions Judge , Ranikhet, 
District Almora is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 15.03.2017 to 25.03.2017 with permission 
to prefix 11.03.2017 to 14.03.2017 as second Saturday, Sunday , Holi holidays respectively and suffix 
26.03.2017 as Sunday holiday. 


NOTIFICATION 

April 19, 2017 
No. 137/UHC /XIV - a/43/ Admin.A /2012 --Ms. Tricha Rawat, Civil Judge (Jr. Div.), Narendra Nagar, 
District Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 15.03.2017 to 25.03.2017 with 
permission to prefix 11.03.2017 to 14.03.2017 as holidays and suffix 26.03.2017 as Sunday holiday . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


CHARGE CERTIFICATE 
April 19 , 2017 

(on transfer, taking over) 
No. 1892/Admin .(A )-UHC /2017-- CERTIFIED that the Office of the Registrar, High Court ofUttarakhand , 
Nainital, was transferred vide Notification No. 42/UHC /Admin.A /2017 , dated 16.03.2017 ofHigh Court of 
Uttarakhand , Nainital, as herein denoted in the afternoon of 19.04.2017. 

ANUJKUMAR SANGAL , 

Relieving Officer 
Countersigned , 


NARENDRA DUTT, 

Registrar General, 
High Court of Uttarakhand, 

Nainital. 


CHARGE CERTIFICATE 
April 19, 2017 

( on transfer, handing over) 
No. 1893/Admin .(A)-UHC /2017 --CERTIFIED that the Office of the Registrar, High Court ofUttarakhand , 
Nainital, was transferred vide Notification No. 53 /UHC /Admin.A /2017 , dated 16.03.2017 of High Court of 
Uttarakhand, Nainital, as herein denoted in the afternoon of 19.04.2017 . 


KANWAR AMNINDER SINGH , 

Relieved Officer. 


Countersigned, 


NARENDRA - DUTT, 

Registrar General, 
High Court ofUttarakhand , 

Nainital. 


130 


[PTT 1-5 


Terug THC, 06 . 2017 ļo are 16 , 1939 a 140 ) 
UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, 

HIGH COURT CAMPUS , NAINITAL 


NOTIFICATION 


April 20 , 2017 


No. 406 /t-H - 1/SLSA/ 2017 --In view of the powers conferred under Section - 9 (3 ) of the Legal Services 
Authorities Act, 1987 , Rule - 12 (1) of the Uttarakhand State Legal Services Authority (Amendment) Rules , 2015 
and pursuant to the recommendations of District Judges /Chairpersons , District Legal Services Authority , 
Champawat, Pithoragarh and Rudraprayag, Hon ble Executive Chairman , Uttarakhand State Legal Services 
Authority, Nainital is pleased to appoint the following Judicial Officers as ex -officio Secretary, District Legal 
Services Authority in addition to their present duties in the district mentioned against their name : 


NOTIFICATION 


April 206 , 2017 


No. 403/ III- A -4 /SLSA/2017 -- Sri Dharmendra Kumar Singh , Chief JudicialMagistrate , Champawat is 
appointed as Secretary, District Legal Services Authority, Champawat in addition to his present duties . 


NOTIFICATION 


April 20h, 2017 


No. 404/ II - A -9 /SLSA /2017 -- SriKuldeep Sharma, Chief Judicial Magistrate, Pithoragarh is appointed 
Las Secretary, District Legal Services Authority, Pithoragarh in addition to his present duties. 


NOTIFICATION 


April 20th, 2017 


No. 405 /III- A - 10 /SLSA /2017 -- Sri Sudhir Tomar, Chief JudicialMagistrate , Rudraprayag is appointed as 
Secretary, District Legal Services Authority, Rudraprayag in addition to his present duties . 


NOTE : This order will come into force with immediate effect. 


By Order of the Hon ble Executive Chairman , 

Sd / 
PRASHANT JOSHI, 

Member Secretary . 


कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर ( चम्पावत ) 

कार्यालयादेश 

22 Hid , 2017 0 
yai 2695 / CUH - fra - Ada / 2017 – fhifafa alga in uşaq AGF 
तीन माह हेतु , वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत, ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि 


131 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट , 06 मई, 2017 ई० (बैशाख 16, 1939 शक सम्वत्) 
अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा -निर्देशों के अनुपालन में 
मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है: 

लाइसेन्स संख्या / श्रेणी एवं संस्तुतिकर्ता लाइसेंस निरस्त / 
लाइसेन्सधारक का नाम व पता 
सं ० 

वैधता 

अधिकारी निलम्बन अवधि 


क्र ० 


2 


1 


3 


4 


5 


प्रवर्तन दल , 


लाइसेंस निरस्त , 
31.01.2017 से 
30.04.2017 तक 


दिनांक 
31.01.2017 से 
30.04.2017 तक 


दिनांक 
31.01.2017 से 
30.04.2017 तक 


दिनांक 
31.01.2017 से 
30.04.2017 तक 


दिनांक 
31.01.2017 से 
30.04.2017 तक 


1. आयुष जुकरिया पुत्र श्री कैलाश चन्द्र जुकरिया, UK-0320160028560 , 
निवासी बड़ा बाजार, टनकपुर, चम्पावत 

मो 0 साइकिल ( NT ). टनकपुर, 
वैधता -04-01-2036 

चम्पावत 
2. देव सिंह थापा पुत्र श्री भीम पाल , 

UK-0620100025017, 

प्रवर्तन दल , 
निवासी म 0 नं 0 223, उत्तरांचल कॉलोनी, हल्का वाहन, 

हरिद्वार , 
वार्ड नं 0 2, बंगाली कॉलोनी, ऊसिं0 नगर मो ० साइकिल, ट्रांस (TR), उत्तराखण्ड की 

वैधता 11.04.2018 (TR). संस्तुति पर 

NT 11.04.2035 
3 . आशीष सिंह रैंसवाल पुत्र श्री प्रयाग सिंह, UK-0320160031775 , टी ० आई ०. 
निवासी म 0 नं 0 32 , ग्राम अमानी , 

हल्का वाहन , 

पारल्य मेण्ट 
पो ० सिमयाउरी, जिला चम्पावत 

मो 0 साइकिल ( NT ) / सर्किल , नई 
16.08.2036 

दिल्ली 
4 . संजय कुमार पुत्र श्री दीवान राम, 

UK-0320150026808, टी ० आई ०, 
निवासी राई कोट , पो ० व तह 0 लोहाघाट , हल्का वाहन, 

चाडक्यपुरी 
जिला चम्पावत 

मो 0 साइकिल ( NT ) / ट्रांस सर्किल, नई 

(TR) | वैधता 06.09.2035 दिल्ली 
5 . अशोक कुमार कुशवाहा पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद, MP33R- 20160032626, प्रवर्तन दल , 
निवासी बमौरी दमरौनी पिचौरी, शिवपुरी , हल्का वाहन , 

टनकपुर, 
मध्य प्रदेश 

मो 0 साइकिल ( NT ) / ट्रांस चम्पावत 
(TR) | वैधता 03.04.2019 

(TR), NT -14.02.2030 
6. शुभम सिंह पुत्र श्री छम्मन सिंह , 

UK- 0320130015706 , 

प्रवर्तन दल , 
निवासी वार्ड नं 0 08, टनकपुर, चम्पावत 

हल्का वाहन , 

टनकपुर, 
मो 0 साइकिल ( NT ) / चम्पावत 

वैधता 13.06.2033 
7. ओम प्रताप सिंह पुत्र श्री अतराम सिंह, UP25-20040013614, 
निवासी मिरधन फरीदपुर , बरेली, उ 0 प्रदेश हल्का वाहन , 

टनकपुर , 
मो 0 साइकिल ( NT ) / चम्पावत 
31.06.2033, एल ० एम ० वी ० 

ट्रांस (TR) /31.08.2019 
मोहिरा पाण्ऽपाल पुत्र श्री गोपाल पत्त , UK- 0520100043014 , 

प्रवर्तन दल, 
निवासी ग्राम नाकोट , तह 0 पिथौरागढ़ 

हल्का वाहन , 

टनकपुर, 
मो 0 साइकिल ( NT ) / चम्पावत 

वैधता 08.10.2033 
9 . रामशंकर त्रिवेदी पुत्र श्री शारदा प्रसाद त्रिवेदी , UP31T -1016040, 

प्रवर्तन दल , 
निवासी ग्राम खरीया , रामपुर, उ0 प्रदेश हल्का वाहन , 

टनकपुर , 
मो 0 साइकिल ( NT ) / ट्रांस चम्पावत 
(TR), वैधता 30.04.2016 

NT - 09.02.2022 
10. कुलदीप सिंह राणा पुत्र श्री प्रताप सिंह राणा, UK- 1520100004756, 

प्रवर्तन दल , 
निवासी ग्राम गवन्ना वल्ला पट्टी मल्ला , हल्का वाहन, 

टनकपुर, 
बादलपुर ए -3, तह 0 चौबट्टा खाल , मो 0 साइकिल ( NT ). चम्पावत 
जिला पौड़ी 

वैधता 22.02.2030 , 
एल 0 एम 0 वी 0 ट्रांस (TR) / 
वैधता 23.10.2019 


दिनांक 
31.01.2017 से 
30.04.2017 तक 


प्रवर्तन दल , 


दिनांक 
31.01.2017 से 
30.04.2017 तक 


दिनांक 
31.01.2017 से 
30.04.2017 तक 


दिनांक 
31.01.2017 से 
30.04.2017 तक 


दिनांक 
31.01.2017 से 
30.04.2017 तक 


132 


उत्तराखण्ड गजट , 06 मई, 2017 ई ० (बैशाख 16, 1939 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


प्रवर्तन दल, 


टनकपुर, 
चम्पावत 


दिनांक 
31.01.2017 से 
30.04.2017 तक 


प्रवर्तन दल , 


टनकपुर, 
चम्पावत्त 


दिनांक 
31.01.2017 से 
30 :04.2017 तक 


11. वीरेस कुमार पुत्र श्री खुदा करनलाल , UP25-10030901, 

निवासी बी 0 डी 0 ए0 कॉलोनी, वैष्णो धाम , हल्का वाहन, 
बदायूँ रोड, करगैना, बरेली, उ0 प्र0 

मो 0 साइकिल / 
एल 0 एम 0 वी 0 / 

वैधता 21.01.2030 
12. अनुराग यादव पुत्र श्री राजीव कुमार, निवासी UP75/ 2003/116, 
कुण्डला नगर, भर्तना रोड, इटावा, उ0 प्र 0 हल्का वाहन , 

मो ० - साइकिल --( NT ) / 

वैधता 12.02.2032 
13. ताहीर पुत्र श्री सरीफ , निवासी दारूह, किच्छा, UK-0620070047951 , 
ऊसिं० नगर 

हल्का वाहन , 
मो 0 साइकिल ( NT ) / 
एल 0एम0 वी 0 ट्रांस (TR) 
वैधता 08.09.2019 (TR) 

NT - 19.06.2036 
14. अमित कुमार वर्मा पुत्र श्री मूल चंद्र वर्मा, UK-0320130016290 , 
निवासी वार्ड नं08, खटीमा , ऊ ० सिं ० नगर हल्का वाहन, 

मो ० साइकिल ( NT ). 
वैधता 29.07.2032 


प्रवर्तन दल , 


टनकपुर, 
चम्पावत 


दिनांक 
31.01.2017 से 
30.04.2017 तक 


प्रवर्तन दल, 
टनकपुर, 
चम्पावत 


दिनांक 
31.01.2017 से 
30.04.2017 तक 


रश्मि भट्ट, 


लाइसेंसिंग अथॉरिटी , 
मोटर वाहन विभाग । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रशासन), नई टिहरी 

आदेश 
30 मार्च, 2017 ई ० 


पत्रांक 1035 / लाइसेंस निलम्बन / 2017 - विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा वाहन दुर्घटनाओं 
पर नियंत्रण एवं जनसुरक्षा के दृष्टिगत , शराब पीकर वाहन संचालन, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग एवं प्रपत्र 
प्रस्तुत न करना आदि अभियोगों में संलिप्त निम्नवत् चालकों के लाइसेंसों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी 
है । लाइसेंसधारकों को उक्त सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए , 
लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में , मैं , ज्योति शंकर मिश्र, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्र ०), नई टिहरी द्वारा 
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त लाइसेंस को निलम्बित 
करता हूँ । उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा । उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस 
अवमुक्त किया जायेगा । 


क्र ० 
-सं 


लाइसेन्सधारक का नाम 


लाइसेन्स संख्या / श्रेणी 

एवं वैधता 


प्रवर्तन अधिकारी का 

पदनाम 


लाइसेंस के 
विरुद्ध की गयी 

कार्यवाही 


2 


3 


4 


5 


श्री तिलक - राज - उनियाल पुत्र 
श्री लेखराज उनियाल, 
म 0 सं 0 68/1, ग्राम उनियाल गाँव , 
धनोल्टी, टि 0 ग 0 


-UK- 0920140012745 , 
मोटर साइकिल, 
हल्का मोटरयान, 
वैधता 06.10.2034 


यातायात पुलिस, 
देहरादून 


30.03.2017 से 
29.06.2017 तक 

निलम्बित 
(03 माह) 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 06 मई , 2017 ई ० (बैशाख 16, 1939 शक सम्वत् ) 


133 


2 


3 


4 


5 


सीपीयू, देहरादून 


30.03.2017 से 
29.06.2017 तक 

निलम्बित 

( 03 माह) 
30.03.2017 से 
29.06.2017 तक 

निलम्बित 
(03 - माह ) 


यातायात पुलिस, 
देहरादून 


सीपीयू , देहरादून 


यातायात पुलिस , 
देहरादून 


सीपीयू , देहरादून 


2 . श्री सविन्द्र सिंह रांगड़ पुत्र 

UK- 0920160018464, 
श्री जीत सिंह रांगड़ , 

मोटर साइकिल एवं 
म 0 सं 0 33, ग्राम क्यारी, पो ० ख्यारसी, हल्का मोटरयान, 
टि o ग ० 

वैधता 20.04.2036 
3 . श्री अरविन्द सिंह पुत्र श्री रमेश सिंह , UK-0920130007505, 
ग्राम थुरेटी मसरास , नैनबाग , टि 0 ग 0 मोटर साइकिल, 

हल्का मोटरयान, 
भारी- परिवहन - यान, 
भारी माल वाहन , 

वैधता 14.05.2016 
4 . श्री धर्म विजय रावत पुत्र 

UK-020130007903, 
श्री शौकार सिंह, 

मोटर साइकिल , 
ग्राम भौतोंगी सेरा, बी ० पुरम , टि 0 ग 0 हल्का मोटरयान, 

वैधता 21.04.2033 
5 . श्री दर्शन लाल मैठाणी 

UK -0920130008940 , 
पुत्र श्री शिवानन्द मैठाणी, 

मोटर साइकिल , 
म 0 सं 0 13, ग्राम सौदकोटी, 

हल्का मोटरयान , 
टिहरी गढ़वाल 

वैधता 13.08.2018 
6 . श्री आजाद जुयाल पुत्र 

UK- 0920160018910 , 
श्री राजेन्द्र प्रसाद, 

मोटर साइकिल, 
म 0 सं 0 21, ग्राम सिल्ला उप्पु, टि 0 ग 0 हल्का मोटरयान, 

वैधता 25.05.2036 
7. श्री राय सिंह पुत्र श्री भोपाल सिंह , UK-0920150014034 , 

म ० सं ० 11, ग्राम लामकण्डे, चम्बा, मोटर साइकिल , 
टिम्ग ० 

हल्का मोटरयान, 

वैधता 28.10.2025 
8 . श्री सुरेश पाल पुत्र श्री कमल दास , UK- 092010000127,. 

ग्राम बड़कोट , पट्टी खास, जाखणीधार, मोटर साइकिल , 
टिग 

हल्का मोटरयान , 

वैधता 19.11.2030 
9. श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, UK-0920110002088 , 
ग्राम थापला, धनोल्टी, टि 0 ग 0 मोटर साइकिल, 

हल्का मोटरयान , 
हल्का परिवहन यान , 

वैधता 09.04.2019 
10. श्री रमेश चन्द्र रावत पुत्र 

UK- 0920160020920 , 
श्री चन्दन सिंह, 

मोटर साइकिल 
ग्राम रमोल , गाँव पट्टी- ओण, टि 0 ग 0 हल्का मोटरयान, 

वैधता 26.10.2021 
11. श्री राजेश नेगी पुत्र श्री इन्द्र सिंह , UK- 0920090008019 , 
ग्राम -मंज्यूण , पो 0 चम्बा, टि 0 ग 0 मोटर साइकिल, 

हल्का मोटरयान 
हल्का परिवहन यान, 

-वैधता-01:11:2019 
12. श्री अजय प्रकाश उनियाल पुत्र 1948/ PVT / NTT/ 2009 , 
श्री सोहन लाल उनियाल , 

मोटर साइकिल , 
ग्राम जाख, पो 0 जाखचौरा, टि 0 ग 0. हल्का मोटरयान 

वैधता 01.11.2019 


30.03.2017 से 
29.06.2017 तक 

निलम्बित 

(03 माह) 
30.03.2017 से 
29.06.2017 तक 

निलम्बित 

( 03 माह) 
30.03.2017 से 
29.06.2017 तक 

निलम्बित 

(03 माह) 
30.03.2017 से 
29.06.2017 तक 

निलम्बित 

(03 माह ) 
30.03.2017 से 
29.06.2017 तक 

निलम्बित 
-( 0.3 माह) 
30.03.2017 से 
29.06.2017 तक 

निलम्बित 
(03 माह ) 


सीपीयू , देहरादून 


एसपी, टिहरी 


एआरटीओ, उत्तरकाशी 


एआरटीओ, ऋषिकेश 30.03.2017 से 

2006.2017 तक 

निलम्बित 

(03 माह) 
यातायात पुलिस, दिल्ली 30.03.2017 से 

29.06.2017 तक 

निलम्बित 
( 03 माह ) 


एआरटीओ, ऋषिकेश 


30.03.2017 से 
29.06.2017 तक 

निलम्बित. 
( 03 माह ) 


134 


उत्तराखण्ड गजट, 06 मई , 2017 ई ० ( बैशाख 16, 1939 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


2 


3 


4 


5 


एआरटीओ, टिहरी 


13. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह, 

ग्राम म्यूडा, लवाली कोट चौनारी , 
टि o ग 


UK-0920080011461 , 
मोटर साइकिल, 
हल्का मोटरयान, 
हल्का परिवहन यान, 
वैधता 27.11.2017 


30.03.2017 से 
29.06.2017 तक 

निलम्बित 
(03 माह ) 


एआरटीओ, टिहरी 


14. श्री चन्द्रभान पुत्र श्री सादर सिंह, 

ग्राम बुडोगी, पट्टी सारज्यूला, 
टि 0 ग 0 


UK-0920040002594, 
हल्का मोटर यान, 
हल्का परिवहन यान , 
वैधता 27.06.2017 


30.03.2017 से 
29.06.2017 तक 

निलम्बित 
(03 माह ) 


एआरटीओ, उत्तरकाशी 


15. श्री केदार सिंह पुत्र श्री हुकुम सिंह , 

म 0 सं 0 08, ग्राम थीरानी , पो ० छाम, 
टि o ग 


UK- 0920140013484 , 
मोटर साइकिल, 
हल्का मोटर यान, 
हल्का परिवहन यान 
वैधता 17.02.2019 


30.03.2017 से 
29.06.2017 तक 

निलम्बित 
( 03 माह ) 


. 


एआरटीओ, टिहरी 


16. श्री दिपेन्द्र कोठारी पुत्र 

श्री पुर्णानन्द कोठारी, 
निवासी टी 2 बी / 1, बी 0 पुरम् , 
टि o ग ० 


UK- 0920110001707, 
मोटर साइकिल, 
हल्का मोटर यान, 
वैधता 31.01.2031 


30.03.2017 से 
29.06.2017 तक 

निलम्बित 
( 03 माह ) 


ज्योति शंकर मिश्र , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्र ०), 

नई टिहरी । 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग, देहरादून 

आदेश 
06 फरवरी , 2017 ई ० 


संख्या 522 / कर पंजीयन / निरस्त / 2017 - वाहन संख्या एच 0 आर0 38 F- 2064, मॉडल 2000, ट्रक ( ओपन बाडी). 
चेसिस संख्या 388002KZZ718044, इंजन नम्बर 0ON62159262, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री दिनेश सिंह पुत्र 
श्री नन्दा सिंह, 75 , डयूमेट, बाड़वाला, देहरादून के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 30.01.2017 को अवगत 
कराया है कि वाहन संचालन योग्य न होने के कारण, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है । 
सम्भागीय निरीक्षक ( तकनीकी) की आख्या अनुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है । उक्त 
तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः , 


मैं , अरविन्द पाण्डे, कर / पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 
की धारा 55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या एच आर0 38 F - 2064, ट्रक, का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 388002KZZ718044 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


आदेश 


06 फरवरी, 2017 ई ० 


. 


संख्या 523 / कर पंजीयन / निरस्त / 2016 - वाहन संख्या यू 0 ए0 07 बी -7729, मॉडल 2002 मैक्सी कैब, चेसिस 
संख्या 2ABA22C14871, इंजन नम्बर AB24C53746, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री चमन लाल, 
द्वारा विजेन्द्र सिंह, 5/30, नेहरू नगर कॉलोनी, देहरादून के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी द्वारा दिनांक 16.01.2017. 


135 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 06 मई , 2017 ई० ( बैशाख 16, 1939 शक सम्वत् ) 
को अवगत कराया है कि वाहन संचालन योग्य न होने के कारण , वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया 
गया है । सम्भागीय निरीक्षक ( तकनीकी ) की आख्या अनुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , अरविन्द पाण्डे, कर / पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, देहरादून , मोटरयान अधिनियम, 1988 
की धारा 55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या यू0ए 0 07 बी -7729, मैक्सी कैब का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 2ABA22C14871 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


अरविन्द पाण्डे, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, 

देहरादून । 


कार्यालयादेश 
12 अप्रैल, 2017 ई ० 


संख्या 1264 / टीआर / पंजी निरस्त / 2017 - वाहन संख्या UKO7BP-6608, हल्का मोटर यान, चेसिस संख्या 
MA3FHEB1S00A11080 व इंजन संख्या 604957, के स्वामी श्री अभिषेक देशवाल पुत्र श्री सुरेश चन्द द्वारा 
डाक्टर बिजेन्द्र सिंह उप्पल , टाउर राजपुर इन्क्लेव, देहराखास , देहरादून , के द्वारा उनके वाहन के संचालन योग्य न 
होने के कारण इस कार्यालय में वाहन के पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आवेदन किया गया है । वाहन का कर एक बारीय 
जमा है । वाहन स्वामी द्वारा वाहन का चेसिस का टुकड़ा कार्यालय में जमा कर दिया गया है । 

अतः, वाहन स्वामी के आवेदन पर पंजीयन प्राधिकारी के रूप में , मैं , अरविन्द पाण्डेय , सहायक सम्भागीय 
परिवहन अधिकारी, प्रशासन, देहरादून , केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्राप्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UKO7BP- 6608, चेसिस संख्या MA3FHEB1S00A11080, इंजन संख्या 
604957 का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


ह ० ( अस्पष्ट ) 


पंजीयन अधिकारी, 
मोटर वाहन विभाग, 

देहरादून । 


पी ० एस ० यू ० ( आर० ई ०) 18 हिन्दी गजट / 264 - भाग 1 - क -2017 (कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


